रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004/99 


REGD . NO. D . L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PARTII - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 513 ] 
No. 513] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 5 , 2003 / ज्येष्ठ 15 , 1925 
NEW DELHI , THURSDAY , JUNE 5 , 2003/JYAISTHA15, 1925 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 5 जून , 2003 
... - .. का . आ . 655 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझती है... .--- 

कि उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 (1951 का 65 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) के अधीन किन आनुषंगिक और लघु औद्योगिक उपक्रमों को 
निम्नलिखित के लिए प्रभावकारी होने में उनकी जीवन क्षमता और सामर्थ्य बनाए रखने में समर्थ 
करने के लिए अनुपोषक उपायों, छूट या अन्य अनुकूल व्यवहार की अवश्यकता है 


( क ) देश की आद्योगिक अर्थव्यवस्था का सामंजस्यपूर्ण रीति से संवर्धन करना और 

बेकारी की समस्या को कम करना ; और 


( ख ) यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण 

- इस प्रकार बंटा हो , जिससे वे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ; 


और केन्द्रीय सरकार उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय . 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) के आदेश सं का . आ . 857 ( अ ), तारीख 10 दिसंबर , 1997 
का संशोधन करना आवश्यक समझती है ; 


और अधिसूचित आदेश के उक्त संशोधन की एक प्रारूप प्रति को उक्त अधिनियम की धारा 
11ख की उपधारा ( 3 ) के अधीन यथापेक्षित रूप में तीस दिन की अवधि के लिए संसद् के प्रत्येक . 

सदन के समक्ष रखा गया था ; 
1563 GI/ 2003 

(1) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. . . 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3(ii)] 
और संसद् के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित आदेश के प्रारूप में किसी उपांतरण 
का सुझाव नहीं दिया गया है ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 
65 ) की धारा 11ख की उपधारा ( 1 ) और धारा 29ख की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) द्वारा 
अधिसूचित आदेश सं . का . आ . 857 ( अ), तारीख 10 दिसंबर , 1997 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् : 


म. 857 (अ) 
, तशालय ( औद्योगिक नीति आइइस प्रदत्त शक्तियों का 


उक्त आदेश के परिशिष्ट में , उत्पाद कोड 343199 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
पश्चात् निम्नलिखित उत्पाद कोड और उनकी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- . 

“ लेखन सामग्री सेक्टर 


319911 
387101 
387103 
387104 
387105 
387201 
387401 
387501 
387601 
38760210 
387901 
387903 
387907 


लेखन की स्याही और फाऊन्टेन पेन की स्याही 
बाल प्वांइट पेन 
फाऊन्टेन पेन 
पेन की निबें 
फाऊन्टेन पेन और बाल पेन के पुर्जे धात्विक टिप को छोड़कर 
पेन्सिलें 
हाथ की स्टेपल मशीन 
पेपर पिने 
कार्बन पेपर 
यांत्रिक प्रकार के टाइपराइटर के लिए टाइपराइटर रिबन 
हाथ से नंबर डालने की मशीन 
पेन्सिल शार्पनर 
पेन होल्डर 


. 


औषधि और भेषजीय सैक्टर 


31060101 
310628 
310650 
310658 
313125 
31315801 


पैरा एमीनो फिनोल ( औद्योगिक ग्रेड ) 
पाइरजोलोन 
बेंजिल बेन्जोएट 
नियासिनेमाइड 
पैरा-सिटेमोल 
पैरा- हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड से लेकर मेथिल पैराबेंस और 
सोडियम साल्ट 
पैरा- हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड से लेकर ऐथिल पैराबेंस और 
सोडियम साल्ट 
पैरा -हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड से लेकर प्रोपिल पैराबेंस और 
सोडियम साल्ट 


31315901 


31319501 


[ MI- 905 3 (ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3131960 : 
310126 


कैलिसियम ग्लुकोनेट 
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साईड जेल् " 


यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी । 


[ 91. F . 7 (3 ) /99 - 3715 41 ] 

उमेश कुमार, संयुक्त सचिव 


4G fouqur : - BTCT 91. 37 . 857 ( 34 ) fatih 10 fahier , 1997 to stara sierra 537 97 9791 

arrare .371. 1288 ( 37 ), fcim 24 FGHER , 1999 tk .371. 1013 ( 37 ), feria 9 37 LOR , 
2001 do GRI ÁRITUN 0541 TATU 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

ORDER 

New Delhi, the 5th June,2003 
S.O .655(E ).-- Whereas the Central Government considers it necessary 
with a view to ascertain which ancillary and small scale industrial 
undertakings need supportive measures, cxcmption or other favourable 
treatment under the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 (65 
of 1951 ) (hereinafter referred to as the said Act ) to enable them to maintain 
their viability and strength so as to be effective in 


(a ) 


promoting in a harmonious manner the industrial economy of 
the country and easing the problem of unemployment; and 
securing that the ownership and control of the material 
resources of the community are so distributed as best to 
subserve the common good ; 


And , whereas, the Central Government considers it necessary to 
amend the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of 
Industry (Department of Industrial Policy and Promotion ) number S .O . 
857 ( E ), dated the 10 % December , 1997 for the said purpose: 


And , whereas, a copy of the said amendment of the notified order in 
draft was laid before each House of Parliament for a period of thirty days as 
required under sub - section (3 ) of section 11B of the said Act ; 


And , whereas, no modification in the draft of the proposed notified 
order has been suggested by both the Houses of Parliament; 


_ THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

PART II — SEC .3Ü)] 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1) 
of section 11B and sub -section ( 1) of section 29B of the Industries 
(Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951), the Central 
Government hereby makes the following amendments in the Order notified 
by Government of India in the Ministry of Industry (Department of 
Industrial Policy and Promotion ) number S .O . 857 (E ), dated the 10th 
December , 1997, namely : 


In the said Order , in the Appendix , after the product code 343199 and 
the entries relating thereto , the following product codes and their entries 
shall be inserted , namely : 


“ Stationery Sector 


319911 
387101 
387103 
387104 
387105 


387201 
387401 
387501 
387601 
38760210 
387901 
387903 
387907 


Writing inks and fountain pen inks 
Ball point pens 
Fountain pens 
Pen nibs 
Fountain pens and ball pens components excluding 
metallic tips 
Pencils 
Hand stapling machine 
Paper pins 
Carbon paper 
Typewriter ribbon for mechanical typewriters 
Hand numbering machines 
Pencil sharpeners 
Pen holders 


Drugs and Pharmaceuticals Sector 


31060101 
310628 
310650 
310658 


Para amino phenol - Indl. Grade 
Pyrazolones 
Benzyl benzoate 
Niacinamide 


Contd ..3 / 


1563 


[MI- E 3(ü ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- . 


. . 


. . 


La 


313125 
31315801 


31315901 


Paracetamol 
Methyl parabens and sodium salt starting from para 
hydroxy benzoic acid 
Ethyl parabens and sodium salt starting from para 
hydroxy benzoic acid 
Propyle parabens and sodium salt starting from para 
hydroxy benzoic acid 
Calcium gluconate 
Aluminium hydroxide gel” 


31319501 


3131960 
310126 


This notification shall come into force from the date of its publication 
in the Official Gazette . 


* 


CV-- 


-- 


= 


[F. No . 7(3)/99- IP ] 
UMESH KUMAR , Jt. Secy . 


* 


- 


- 


Foot note : 


The principalOrder was notified vide number S .O . 857 (E ), dated 10th December, 1997 
and subsequently amended vide number S .O . 1288 ( E ), dated 24th December, 1999 
and S . O . No. 1013 ( E ) dated 9th October, 2001 . 


Printed by the Mouger, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dethi- 110034; 


